रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 17 , 2019 / आश्विन 25 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17 , 2019/ASVINA 25 , 1941 


सं . 3391 ] 
No. 3391 ] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2019 
का . आ . 3729( अ). केंद्रीय सरकार , समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25 ) की धारा 7 की उप 
धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1635 
( अ ), तारीख 23 नवम्बर , 2005 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (ii), में तारीख 23 नवम्बर , 
2005 को प्रकाशित की गई थी , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने 
से लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , (ऐसे अधिकारी जो श्रम अधिकारी की 
पंक्ति से नीचे के न हो ) उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है और उसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करती है जिसके भीतर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी अपनी अधिकारिता का 
प्रयोग करेगा, अर्थात् :-- 

अनुसूची 
क्रम अधिकारी 

अधिकारिता 
संख्या 


( 2 ) 


( 3) 


संपूर्ण भारत । 


| मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) नई दिल्ली , के 

कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय )। 
| क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), जयपुर और सहायक 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), अजमेर क्षेत्र । 


राजस्थान राज्य । 


5397 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


- सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल क्षेत्र । पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान , बीरभूम , बांकुरा और 

पुरूलिया के सिविल जिले । 
सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), अहमदाबाद क्षेत्र । गुजरात राज्य और दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र , दमन 

और द्वीव संघ राज्यक्षेत्र । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ), बेलारी और सहायक कर्नाटक राज्य । 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), बंगलूरू क्षेत्र । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), राउरकेला और ओडिशा राज्य । 
सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर क्षेत्र । 


7 . 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), पुणे और सहायक (i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिविल जिले 
| श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुंबई क्षेत्र । 

नहीं हैं : 
नागपुर , भंडारा , अकोला , अमरावती , वर्धा, बुलढ़ाना , 
जलगांव , चन्द्रपुर, गढ़चिरोली , नांदेड , परभणी, यवतमाल , 
उस्मानाबाद, लातूर , बीड, हिंगोली और वासिम । 

(ii ) गोवा राज्य । 
सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर क्षेत्र । महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले : 

नागपुर , भंडारा , अकोला , अमरावती, वर्धा, बुलढ़ाना , 
जलगांव , चन्द्रपुर , गढ़चिरोली, नांदेड , परभणी, यवतमाल , 

उस्मानाबाद, लातूर , बीड, हिंगोली और वासिम । 
सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता क्षेत्र । (i) पश्चिम बंगाल राज्य जिसके अंतर्गत बर्दमान , 

बीरभूमि , बांकुरा और पुरूलिया सिविल जिले नहीं 


8. 


9. 


10. सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), कोचीन क्षेत्र । 


11. 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जम्मू और सहायक 
| श्रम आयुक्त (केंद्रीय) चंडीगढ़ क्षेत्र । 


( ii ) सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ 

राज्यक्षेत्र 
(i) केरल राज्य 
( ii ) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र 

(iii) पांडीचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे । 
| (i) हिमाचल प्रदेश राज्य 
(ii ) हरियाणा राज्य 
(iii) पंजाब राज्य 
(iv ) जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र 
( v) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र 
( vi ) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र । 
झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले अर्थात :- धनबाद, 
बोकारो, हजारीबाग , कोडरमा , रांची, लोहरदगा , 
गुमला, सिमडेगा, चतरा , पूर्वी सिंहभूम , 
पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडिह , देवघर , सरायकेला - खरसावॉ 
और जमात्रा । 


12. 


| क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), रांची और 
सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) धनबाद क्षेत्र । 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 . 


17 . 


13. | क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), पटना क्षेत्र । बिहार राज्य और झारखण्ड राज्य के गढ़वा, पलामू , लातेहर , 

दुमका, गोड्डा , साहेबगंज और पाकुड़ के सिविल जिले । 
14. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी क्षेत्र । असम , नागालैंड , मेघालय , त्रिपुरा , मणिपुर , अरूणाचल प्रदेश 

और मिजोरम राज्य । 
सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), हैदराबाद क्षेत्र । । आन्ध्र प्रदेश राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भोपाल और सहायक मध्य प्रदेश राज्य । 
श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), जबलपुर क्षेत्र । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), लखनऊ और 

उत्तर प्रदेश राज्य जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिविल जिले 

नहीं हैं : 
सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ), कानपुर क्षेत्र । 

सहारनपुर, बिजनौर , मेरठ , गाजियाबाद, बुलंदशहर , 
मुजफ्फरनगर , बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत , शाहजहानपुर , 

बदायूं, रामपुर , बागपत , हापुड़, शामली और गौतम बुद्ध नगर । 
18. सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), चैन्नई क्षेत्र । तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माहे 

को छोड़कर ) 
19. सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र । 
20 . सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर क्षेत्र । छत्तीसगढ़ राज्य। 
21 . क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नोएडा और सहायक उत्तराखण्ड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के 
श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून क्षेत्र । 

सहारनपुर बिजनौर , मेरठ , गाजियाबाद , बुलंदशहर , 
मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शहजहानपुर 
बदायूं, रामपुर, बागपत , हापुड़ , शामली और गौतम बुद्ध नगर 
के सिविल जिले । 


[ फा . सं. एस- 27011/01(i)/2018-सीएण्डडब्ल्यूएल -II ] 

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th October, 2019 
S .O . 3729 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section (7 ) of the Equal Remuneration 
Act, 1976 (25 of 1976 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment number S . O . 1635 (E ), dated the 23rd November , 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II, section -3 , sub -section ( ii ), dated the 23rd November, 2005 except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the Central Government hereby appoints the officers specified in column ( 2 ) of the Schedule 
given below (being officers not below the rank of Labour officer ) to be the authorities for the purposes of the said sub 
section and defines the local limits specified in the corresponding entry in column ( 3 ) thereof in the local limits within 
which each such authority shall exercise its jurisdiction , namely : 

SCHEDULE 
Serial 

Jurisdiction 
Number 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . 

Assistant Labour Commissioners (Central) in the Whole of India . 
office of the Chief Labour Commissioner 
( Central ), New Delhi . 


Officers 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


The State of Rajasthan . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Jaipur and Assistant Labour Commissioners 
( Central) in Ajmer region . 


3 . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Asansol region . 


The civil districts of Burdwan , Birbhum , 
Bankura and Purulia in the State of 
West Bengal 


Assistant Labour Commissioners (Central) 
in Ahmedabad region 


The State of Gujarat and the Union 
territories of Dadra Nagar Haveli and Daman 
and Diu . 


The State of Karnataka . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Bellary and Assistant Labour Commissioners 
(Central) in Bangaluru region . 


The State of Odisha . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Rourkela and Assistant Labour Commissioners 
( Central) in Bhubaneshwar region . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Pune and Assistant Labour Commissioners 
( Central) in Mumbai region . 


(i) The State of Maharastra excluding 
the following civil districts: 
Nagpur, Bhandara , Akola , Amravati , Wardha , 
Buldhana, Jalgaon , Chandrapur, Gadchiroli, 
Nanded , Parbhani, Yeotmat, Osmanabad , 
Latur, Beed , Hingoli and Wasim . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Nagpur region . 


( ii ) State ofGoa . 
The following civil districts of the State of 
Maharashtra , namely :- Nagpur , Bhandara , 
Akola , Amaravati, Wardha , Buldhana, Jalgaon , 
Chandrapur, Gadchiroli , Nanded , Parbhani, 
Yeotmal, Osmanabad , Latur, Beed , Hingoli 
and Wasim . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Kolkata region . 


(i) The State of West Bengal excluding the 
civil districts of Burdwan , Birbhum , Bankura 
and Purulia . 
(ii) The State of Sikkim and the Union 
territory of Andaman and Nicobar Islands . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Cochin region . 


( i ) The State of Kerala . 
( ii ) The Union territory of Lakshdweep . 
( iii) Mahe in the Union territory of 
Pudducherry . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Jammu and Assistant Labour Commissioners 
(Central) in Chandigarh region . 


(i ) The State of Himachal Pradesh 
(ii ) The State of Haryana 
( iii ) The State of Punjab 
(iv ) The Union territory of Jammu and 
Kashmir 
(v ) The Union territory of Ladakh . 
(vi) The Union territory of Chandigarh . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Ranchi and Assistant Labour Commissioners 
(Central) in Dhanbad region . 


The following civil districts of the State of of 
Jharkhand , namely : 

Dhanbad , Bokaro , Hazirabagh , Kodarma, 
Ranchi, Lohardaga, Gumla , Simdega, Chatra , 
East Singhbhum , West Singhbhum , Giridih , 
Deoghar, SeraiKela - ( Kharsawan ) and 
Jamtara . 


[ TT II 905 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Patna region . 


The State of Bihar and the civil districts of 
Garhwa, Palamu, Latehar , Dumka ,Godda , 
Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand . 


Assistant Labour commissioners (Central) in 
Guwahati region . 


The State of Assam , Nagaland ,Meghalaya, 
Tripura , Manipur, Arunachal Pradesh and 
Mizoram . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Hyderabad region . 


The State of Andhara Pradesh and the area of 
Yanam in the Union territory of Pudducherry . 


The State of Madhya Pradesh . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Bhopal and Assistant Labour Commissioners 
(Central) in Jabalpur region . 


Regional Labour Commissioner ( Central), 
Lucknow and Assistant Labour Commissioners 
(Central ) in Kanpur region . 


The State of Uttar Pradesh excluding the civil 
districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut , 
Ghaziabad , Bulandshahar, Muzaffarnagar , 
Bareilly , Moradabad , pilibhit , Shahjahanpur, 
Badaun , Rampur, Bagpat, Hapur, Shamli and 
Gautam Budh Nagar . 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Chennai region . 


The State of Tamil Nadu and the Union 
territory of Pudducherry (except Yanam and 
Mahe ). 


The National Capital territory of Delhi. 


Assistant Labour Commissioners (Central) in 
Delhi region . 


The State of Chhattisgarh . 


Assistant Labour commissioners (Central) in 
Raipur region . 


Regional Labour Commissioner (Central) , Noida 
and Assistant Labour Commissioners (Central) 
in Dehradun region . 


State of Uttarakhand and the civil districts of 
Saharanpur, Bijnor , Meerut, Ghaziabad , 
Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly , 
Moradabad , Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun , 
Rampur, Bagpat, Hapur, Shamli and Gautam 
Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh . 


[F . No. S - 27011/01 (i)/2018 -C & WL- II] 
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy. 


अधिसूचना 

The Parent , 17 3778 , 2019 
T.31. 3730 (87 ). — Hate pere , HAT YRETH Tfal Th , 1976 (1976 tot 25) ET ETT 7 7 34 
ETT (6 ) SRT YGA QARTY PITT pa ay si HRA Hair an TH HERTTBf4ght H . PT.31. 1634 
(27), arta 23 7a4a2 , 2005 FT, HRT 276149 , SHTETYT , ETT II, DE 3, 340€ (ii), A arte 23 794le , 
2005 को प्रकाशित की गई थी , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने 
से लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उसके स्तम्भ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 


अधिकारी 


अधिकारिता 


क्रम 
संख्या 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) नई दिल्ली , के 

संपूर्ण भारत । 
कार्यालय में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर। 

राजस्थान राज्य । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल । पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान , बीरभूम , बांकुरा और 

पुरूलिया के सिविल जिले । 
। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ), अहमदाबाद । गुजरात राज्य और दादरा नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र , दमन 

और द्वीव संघ राज्यक्षेत्र । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलूरू । 

कर्नाटक राज्य। 
6 . क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर । 

ओडिशा राज्य । 
7 . | क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), मुंबई । 

(i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिविल जिले 
नहीं हैं :- नागपुर, भंडारा , अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढ़ाना , 
जलगांव, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, नांदेड, परभणी, यवतमाल , 
उस्मानाबाद , लातूर , बीड, हिंगोली और वासिम । 

(ii) गोवा राज्य। 
8. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर । महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले : 

नागपुर , भंडारा , अकोला , अमरावती , वर्धा, बुलढ़ाना , 
जलगांव , चन्द्रपुर , गढ़चिरोली , नांदेड , परभणी, यवतमाल , 

उस्मानाबाद , लातूर , बीड, हिंगोली और वासिम । 
। 9. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता । 

(i) पंश्चिम बंगाल राज्य जिसके अंतर्गत बर्दमान , बीरभूम , 

बांकुरा और पुरूलिया सिविल जिले नहीं हैं । 
(ii) सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 

संघ राज्यक्षेत्र । 
10. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), कोचीन । (i) केरल राज्य 

(ii) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र 

(iii ) पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे । 
11. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), चंडीगढ़ । (i) हिमाचल प्रदेश राज्य 

( ii) हरियाणा राज्य 
(iii ) पंजाब राज्य 
(iv) जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र 
( v ) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र 

( vi) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र। 
12. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), धनबाद । 

झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले अर्थात :- धनबाद , 
बोकारो, हजारीबाग , कोडरमा , रांची, लोहरदगा , 
गुमला , सिमडेगा , चतरा , पूर्वी सिंहभूम , 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पश्चिमी सिंहभूम , गिरिडीह, देवघर , सरायकेला - खरसावाँ 
और जमात्रा । 


13. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), पटना । 


बिहार राज्य और झारखण्ड राज्य के गढ़वा , पलामू , लातेहर , 
दुमका , गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ के सिविल जिले । 


14. 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी । 


15. 
16. 


असम , नागालैंड, मेघालय , त्रिपुरा , मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश 
और मिजोरम राज्य । 
आन्ध्र प्रदेश राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र । 
मध्य प्रदेश राज्य। 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), हैदराबाद । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), जबलपुर । 


17 . 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर । 


उत्तर प्रदेश राज्य जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिविल जिले 
नहीं हैं : 
सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर , 
मुजफ्फरनगर, बरेली , मुरादाबाद, पीलीभीत , शाहजहानपुर , 
बदायूं, रामपुर , बागपत , हापुड़ , शामली और गौतम बुद्ध नगर । 
| तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माहे 

को छोड़कर ) 


18. | क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), चैन्नई । 


19. 
20. 
21 . 


क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय), रायपुर । 
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून । 


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र । 
छत्तीसगढ़ राज्य । 
उत्तराखण्ड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के 
सहारनपुर बिजनौर , मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर , 
मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत , शहजहानपुर 
बदायूं, रामपुर, बागपत , हापुड़, शामली और गौतम बुद्ध नगर 
के सिविल जिले । 

संपूर्ण भारत । 


मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) नई दिल्ली , के 
कार्यालय में उप मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय )। 


[ फा .सं. एस -27011/01(ii)/2018-सीएण्डडब्ल्यूएल -II ] 

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the17th October , 2019 
S .O . 3730 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of section 7 of Government of India in 
the Equal Remuneration Act , 1976 (25 of 1976 ) and in supersession of the notification of the Ministry of Labour and 
Employment number S .O . 1634 (E ), dated the 23rd November, 2005 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part 
II, section- 3, sub -section (ii ), dated the 23rd November , 2005, except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (2 ) of the Schedule given 
below to be the authorities for the purposes of the said sub - section for the areas specified in the corresponding entry in 
column ( 3) thereof. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


SCHEDULE 


Serial Number 


Officers 


Jurisdiction 

(3) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Whole of India . 


Regional Labour Commissioners (Central) in 
the office of the Chief Labour Commissioner 
(Central), New Delhi. 


The State of Rajasthan . 


Regional Labour Commissioner ( Central), 
Ajmer. 


Regional Labour Commissioner (Central ), 
Asansol. 


The civil districts of Burdwan , Birbhum , 
Bankura and Purulia in the State of West 
Bengal. 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Ahmedabad 


The State of Gujarat and the Union territories 
of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu . 


The State of Karnataka . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Bangaluru . 


The State of Odisha . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Bhubaneswar . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Mumbai. 


(i) The State of Maharashtra excluding the 
civil districts of 
Nagpur , Bhandara , Akola , Amravati , Wardha, 
Buldhana , Jalgaon , Chandrapur, Gadchiroli , 
Nanded , Parbhani, Yeotmal, Osmanabad , 
Latur, Beed , Hingoli and Wasim . 


( ii) State of Goa . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Nagpur. 


The following civil districts of the State of 
Maharashtra , namely :- Nagpur, Bhandara , 
Akola , Amaravati, Wardha , Buldhana, 
Jalgaon , Chandrapur, Gadchiroli, Nanded , 
Parbhani, Yeotmal, Osmanabad , Latur, Beed , 
Hingoli and Wasim . 


Regional Labour Commissioner 
Kolkata . 


(Central), 


(i) The State of West Bengal excluding the 
civil districts of Burdwan , Birbhum , Bankura 
and Purulia . 
( ii) The State of Sikkim and the Union 
territory of Andaman and Nicobar Islands. 


Regional Labour Commissioner (Central ), 
Cochin . 


(i) The State of Kerala . 
(ii ) The Union territory of Lakshdweep . 
( iii )Mahe in the Union territory of 
Pudducherry. 


11 . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Chandigarh 


(i) The State of Himachal Pradesh . 
(ii ) The State of Haryana . 
( iii ) The State of Punjab . 
( iv ) The Union territory of Jammu and 


[ TT II - 005 3 ( ii ) i 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Kashmir . 
(v ) The Union territory of Ladakh . 
(vi) The Union territory of Chandigarh . 


Regional Labour Commissioner (Central) , 
Dhanbad . 


The civil districts of the State of Jharkhad , 
namely: - Dhanbad , Bokaro , Hazirabagh , 
Kodarma, Ranchi, Lohardaga , Gumla , 
Simdega , Chatra , East Singhbhum , West 
Singhbhum , Giridih , Deoghar, Serai Kela 
kharsawan and Jamtara . 


Regional Labour Commissioner (Central) , 
Patna . 


The State of Bihar and the civil 
districts of Garhwa, Palamu, Latehar, Dumka, 
Godda , Sahibganj and Pakur in the State of 
Jharkhand . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Guwahati. 


The State of Assam , Nagaland , 
Meghalaya , Tripura ,Manipur, Arunachal 
Pradesh and Mizoram . 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Hyderabad . 


The State of Andhra Pradesh and the area of 
Yanam in the Union territory of Pudducherry. 


The State of Madhya Pradesh . 


Regional Labour Commissioner ( Central), 
Jabalpur 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Kanpur. 


The State of Uttar Pradesh excluding the civil 
districts of Saharanpur , Bijnor , Meerut , 
Ghaziabad , Bulandshahar , Muzaffarnagar, 
Bareilly, Moradabad , Pilibhit , Shahjahanpur, 
Badaun , Rampur, Bagpat, Hapur, Shamli and 
Gautam Budh Nagar. 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Chennai. 


The State of Tamil Nadu and the 
Union territory of Pudducherry 

(except Yanam and Mahe). 


Regional Labour Commissioner (Central) , 
New Delhi. 


The National Capital Territory of Delhi. 


Regional Labour Commissioner (Central), 
Raipur . 


The State of Chhattisgarh . 


Regional Labour Commissioner (Central) , 
Dehradun . 


State of Uttarakhand and the civil districts of 
Saharanpur , Bijnor ,Meerut, Ghaziabad , 
Bulandshahar ,Muzaffarnagar , Bareilly , 
Moradabad , Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun , 
Rampur, Bagpat , Hapur, Shamli and Gautam 
Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh . 


Whole of India . 


Deputy Chief Labour Commissioners 
(Central) in the Office of the Chief Labour 
Commissioner (Central), New Delhi. 


[ F . No. S - 27011/01( ii )/2018 - C & WL-II ] 

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 अक्तूबर , 2019 
का . आ . 3731 ( अ). - केंद्रीय सरकार , समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 25) की धारा 9 की उप 
धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1636 
( अ), तारीख 23 नवम्बर, 2005 को , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (ii ), तारीख 23 नवम्बर , 
2005 को प्रकाशित की गई थी , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने 
से लोप किया गया है, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियो को इस बारे में अन्वेषण करने के प्रयोजन 
के लिए कि क्या उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का नियोजकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा 
है, निरीक्षक नियुक्त करती है और उसके स्तम्भ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं को ऐसी स्थानीय 
सीमाओं के रूप में परिभाषित करती है जिसके भीतर निरीक्षक ऐसे अन्वेषण कर सकेंगे। 

अनुसूची 
क्रम निरीक्षक 

अधिकारिता 
संख्या 

( 2 ) 
| मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) नई दिल्ली, के 

संपूर्ण भारत । 
कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)। 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), अजमेर क्षेत्र । 

राजस्थान राज्य । 


( 1 ) 


( 3 ) 


3. 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), आसनसोल क्षेत्र। पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान , बीरभूम , बांकुरा और 

पुरूलिया के सिविल जिले । 


4 . 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय) , अहमदाबाद क्षेत्र । | गुजरात राज्य तथा दादरा , नागर हवेली और दमन तथा द्वीव 

संघ राज्यक्षेत्र । 


5 . 
6. 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), बंगलूरू क्षेत्र । 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ), भुवनेश्वर क्षेत्र । 


कर्नाटक राज्य । 
| ओडिशा राज्य । 


7. 


8. 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), मुंबई क्षेत्र । (i) महाराष्ट्र राज्य जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिविल जिले 

नहीं हैं : 
नागपुर , भंडारा , अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढ़ाना , 
जलगांव , चन्द्रपुर, गढ़चिरोली , नांदेड , परभणी, यवतमाल , 
उस्मानाबाद , लातूर , बीड, हिंगोली और वासिम । 

( ii ) गोवा राज्य । 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), नागपुर क्षेत्र । महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले , नामत : : 

नागपुर , भंडारा , अकोला , अमरावती , वर्धा, बुलढ़ाना, 
जलगांव , चन्द्रपुर , गढ़चिरोली, नांदेड , परभणी, यवतमाल , 

उस्मानाबाद, लातूर , बीड , हिंगोली और वासिम । 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ), कोलकाता क्षेत्र । ।| (i) पंश्चिम बंगाल राज्य जिसके अंतर्गत बर्दमान , बीरभूम , 

बांकुरा और पुरूलिया सिविल जिले नहीं हैं । 
( ii ) सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 

संघ राज्यक्षेत्र । 


9. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


10 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), कोचीन क्षेत्र । 


11 . 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ), चंडीगढ़ क्षेत्र । 


12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ), धनबाद क्षेत्र । 


13. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), पटना क्षेत्र। 


14. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), गुवाहाटी क्षेत्र । 


| (i) केरल राज्य 
(ii) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र 
(iii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में माहे। 
(i) हिमाचल प्रदेश राज्य 
( ii) हरियाणा राज्य 
(iii) पंजाब राज्य 
iv) जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र 
( v) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र 
( vi) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र । 
झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित सिविल जिले , अर्थात: 
धनबाद, बोकारो , हजारीबाग , कोडरमा , रांची, लोहरदगा , 
गुमला , सिमडेगा , चतरा , पूर्वी सिंहभूम , 
पश्चिमी सिंहभूम , गिरिडिह , देवघर , सरायकेला - खरसावाँ 

और जमात्रा। 
| बिहार राज्य और झारखण्ड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहर , 
दुमका, गोड्डा , साहेबगंज और पाकुड़ के सिविल जिले । 
असम , नागालैंड , मेघालय , त्रिपुरा , मणिपुर , मिजोरम और 
अरूणाचल प्रदेश राज्य। 
आन्ध्र प्रदेश राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र । 
मध्य प्रदेश राज्य। 
उत्तर प्रदेश राज्य जिसके अंतर्गत सहारनपुर बिजनौर मेरठ , 
गाजियाबाद , बुलंदशहर , मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, 
पीलीभीत , शाहजहानपुर , बदायूं, रामपुर , बागपत , हापुड़ , 
शामली और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिला नहीं हैं । 
तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माहे 
को छोड़कर ) 
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र । 
छत्तीसगढ़ राज्य । 
उत्तराखण्ड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के 
सहारनपुर बिजनौर , मेरठ, गाजियाबाद , बुलंदशहर , 
मुजफ्फरनगर , बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत , शहजहानपुर 
बदायूं, रामपुर , बागपत , हापुड़, शामली और गौतम बुद्ध नगर 
के सिविल जिले। 


15. | श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ), हैदराबाद क्षेत्र । 
16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), जबलपुर क्षेत्र । 
17. | श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), कानपुर । 


18. 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), चैन्नई क्षेत्र । 


19. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), दिल्ली क्षेत्र । 
20 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय ), रायपुर क्षेत्र । 
21 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय), देहरादून क्षेत्र । 


[ फा . सं . एस - 27011/01(iii)/ 2018- सीएण्डडब्ल्यू एल -II] 

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th October, 2019 
S . O . 3731( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 9 of the Equal Remuneration 
Act, 1976 (25 of 1976 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment number S .O . 1636 (E ), dated the 23rd November, 2005 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II , section - 3, sub -section (ii), dated the 230 November, 2005 , except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2 ) of the Schedule given 
below to be the Inspectors for the purpose of making investigation as to whether the provisions of the said Act or the 
rules made there under , are being complied with by employer s and defines the local limits specified in the 
corresponding entry in column ( 3) thereof as the local limits within which the Inspectors may make such investigation . 


SCHEDULE 


Serial Number 


( 1 ) 


Jurisdiction 

( 3 ) 
Whole of India . 


Inspectors 

(2 ) 
Labour Enforcement Officers 
(Central) in the office of the Chief 
Labour Commissioner (Central), New 
Delhi. 


The State of Rajasthan . 


Labour Enforcement Officers 
(Central) in Ajmer region . 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Asansol region . 


The civil districts of Burdwan , Birbhum , Bankura 
and Purulia in the State of West Bengal. 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Ahmedabad region . 


The State of Gujarat and Union territories of 
Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu . 


The State of Karnataka. 


Labour Enforcement Officers 
(Central) in Bangaluru region . 


The State of Odisha. 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Bhubaneswar region . 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Mumbai region . 


(i) The State of Maharashtra excluding the civil 
districts of Nagpur, Bhandara , Akola , Amravati , 
Wardha, Buldhana, Jalgaon , Chandrapur, 
Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, 
Osmanabad , Latur, Beed , Hingoli and Wasim . 


Labour Enforcement Officers 
( Central) in Nagpur region . 


(ii) State of Goa . 
The following civil districts of the State of 
Maharashtra, namely:- Nagpur, Bhandara , Akola , 
Amaravati, Wardha , Buldhana, Jalgaon , 
Chandrapur, Gadchiroli, Nanded , Parbhani, 
Yeotmal, Osmanabad , Latur, Beed , Hingoli and 
Wasim . 


9 . 


| Labour Enforcement Officers 
(Central) in Kolkata region . 


(i) The State of West Bengal excluding the 
civil districts of Burdwan , Birbhum , 
Bankura and Purulia . 
( ii ) The State of Sikkim and the Union 
territory of Andaman and Nicobar Islands. 


Labour Enforcement Officers 
(Central) in Cochin region . 


( i) The State of Kerala 
( ii ) The Union territory of Lakshdweep . 
(iii) Mahe in the Union territory of Puducherry . 


Labour Enforcement Officers 


( i) The State of Himachal Pradesh 
( ii) The State of Haryana 


[ HTT II - QUE 3 ( ii ) i 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


| ( Central) in Chandigarh region . 


(iii) The State of Punjab 
(iv ) The Union territory of Jammu and Kashmir . 
( v ) The Union territory of Ladakh 
(vi) The Union territory of Chandigarh . 


12. 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Dhanbad region . 


The following civil districts of the State of 
Jharkhand, namely :- Dhanbad , Bokaro , 
Hazirabagh , Kodarma, Ranchi, Lohardaga ,Gumla , 
Simdega , Chatra , East Singhbhum , West 
Singhbhum , Giridih , Deoghar , Serai Kela 
Kharsawan and Jamtara . 


13. 


| Labour Enforcement Officers 
(Central) in Patna region . 


The State of Bihar and the civil districts of 
Garhwa, Palamu , Latehar, Dumka, Godda , 
Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand . 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Guwahati region . 


The State of Assam , Nagaland , Meghalaya , 
Tripura , Manipur, Mizoram and Arunachal 
Pradesh . 
The State of Andhra Pradesh and the area of 
Yanam in the Union territory of Puducherry . 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Hyderabad region . 


The State of Madhya Pradesh . 


Labour Enforcement Officers 
(Central ) in Jabalpur region . 


Labour Enforcement Officers 
(Central) Kanpur region . 


The State of Uttar Pradesh excluding the civil 
districts of Saharanpur Bijnor, Meerut, 
Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, 
Bareilly , Moradabad , Pilibhit, Shahjahanpur , 
Badaun , Rampur, Bagpat, Hapur, Shamli and 
Gautam Budh Nagar. 


Labour Enforcement Officers ( Central) in 
Chennai region . 


The State of Tamil Nadu and the Union territory 
of Puducherry (except Yanam and Mahe ). 


The National Capital territory of Delhi. 


Labour Enforcement Officers (Central) 
in Delhi region . 


The State of Chhattisgarh . 


Labour Enforcement Officers (Central) in 
Raipur region . 


Labour Enforcement Officers (Central) 
in Dehradun region . 


State of Uttarakhand and the civil districts of 
Saharanpur Bijnor, Meerut, Ghaziabad , 
Bulandshahar, Muzaffarnagar , Bareilly , 
Moradabad , Pilibhit, Shahajahanpur, Badaun , 
Rampur, Bagpat , Hapur, Shamli and Gautam 
Budh Nagar of the State of Uttar Pradesh . 


[ F .No. S - 27011/01(iii )/2018 - C & WL - II ] 

KALPANA RAJSINGHOT, Jt . Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Date: 2019.10.21 12:29 


Digitally signed by ALOK KUMAR 


+ 05 30 


